PART 1) 


HARYANA GOVT GAZ.. MARCH 30, 1976 ( OHTR. 10, 1898 SAKA 


469 


राजस्व विभाग 


- 


युद्ध जागीर 


दिनांक 11 मार्च, 1976 
क्रमांक 3166-ज(I)-15/7603.-- श्री अलवाद सिंह, पुत्र श्री रघुनाथ सिंह, गांव पाडला, तहसील रिवाड़ी , पिला 
डगांव (प्रब महेन्द्रगढ़ ) को दिनांक 17 जनवरी, 1974 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध 
पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है भौर उसमें प्राज तक संशोधन किया 
गया है ) की धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1) तथा 3( 1 ) के अधीन प्रदान की पई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष प्रादेश देते 
है , कि श्री अलवाद की मम्लिग 150 रुपये वाषिक की जागीर, जो से हरियाणा सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 158- ज( U )-71/28311, दिनांक 16 सितम्बर, 1971 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उस की विधवा श्रीमती कपूरी 
के नाम खरोफ़ , 1974 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है । 

कमांक 182-ज ( D- 76/ 7607.-पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनिमम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए ) (1 ) तथा 3(1 ) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली यद जागीर उनके सामने 
दी गई फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


फसल /वर्ष जब से 
जागीर दी गई 


वाषिक 
राशि 


1 


2 


3 


4 


5 


रुपये 


प्रम्बाला 


गधौला 


जगाधरी 


रबी , 1973 में 


150 


श्रीमती माया देवी, विधवा 
श्री माध सिंह 
श्री करम मिह पूत्र श्री काल 
सिंह 


2 


रायवाली 


नारायणगढ़ 


100 


परीफ , 1964 से 

रबी , 1970 तक 
खरीफ , 1970 से 
रवी , 1973 से 


150 


3 


रजावली 


अम्बाला 


150 


श्री पाला सिंह , पुत्र श्री इन्द्र 
मिह 
श्री संत राम , पुत्र श्री अमर 
चन्द 


रतौली 


जगाधरी 


रबी 1973 से 


150 


दिनांक 18 मार्च, 1976 
क्रमांक 183-ज( I) -76/8210.--- पूर्वो पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा ( ए) (1 ए) तथा 3( 1ए) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को बार्षिक कीमत वाली यउ जागीर उनके 
सामने दी गई फ़सल तथा राशि एवं मनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


क्रमांक जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गाव 


नहसील 


फसल वर्ष जब से 
जागीर दी गई 


वार्षिक 
राशि 


व पता 


- 


-- 


2 


3 


5 


6 


रुपए 


1 


अम्बाला 


जगाधरी 


150 


श्री अमर सिंह , पुत्र श्री साधु सिंह 
श्री केहर सिंह, पुत्र श्री बदन सिंह 


2 


मुसिम्बल 
अम्बाला 
छावनी 


अम्बाल " 


100 


" 


रबी , 1973 से 
रबी , 1968 से 
रबी , 1970 तक 
खरीफ , 1970 से 


150 


